PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 14 , 2014 (ASVN . 22, 1936 SAKA ) 


1243 


गृह विभाग 


आदेश 


दिनांक 7 अक्तूबर, 2014 


संख्या 9953.-- चूंकि , भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 13590/ पी0-4, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013, में वर्णित भूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन 
अर्थात् गांव भौण्डसी तहसील सोहना, जिला गुड़गांव में भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के बीच भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 
प्रादेशिक प्रशिक्षण संव्यूह की स्थापना करने के लिये अपेक्षित घोषित की गई है । 


इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. 

हरियाणा 
के राज्यपाल , इसके द्वारा , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, गुड़गांव को निर्देश देते हैं, कि पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ 
प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिये आदेश लें । 


रोशन लाल , 


अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग, चण्डीगढ़ । 


HOME DEPARTMENT 


Order 


The7th October.2014 


No. 9953.-— Whereas, the land described in the Haryana Government, Home Department, Notification 


No. 13590 /P -4 , dated the 11th December, 2013 , issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
(Act 1 of 1894 ), has been declared to be needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely , 
for establishment of Regional Training Complex on the land between Recruits Training Centre and Central Reserve 


Police for Recruits Training Centre in village Bhondsi, tehsil Sohna , district Gurgaon . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 


(Act 1 of 1894 ), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, 


Gurgaon to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration 


published with the aforesaid notification , 


ROSHAN LAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Home Department, Chandigarh . 


